निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 भाद्र 1936 ( AO ) 
पटना, मगलवार , ८ सितम्बर 
पटना, मंगलवार , 2 सितम्बर 2014 


( सO पटना 715 ) 


सं0 3ए -9-विविध-25/ 2014 - 7896 -वि० 


वित्त विभाग 


संकल्प 


1 सितम्बर 2014 


विषयः वित्त विभाग के संकल्प सं0 630 , दिनांक 21 / 01 / 2010 के द्वारा स्वीकृत जिला योजना पदाधिकारी के 


वेतनमान के संशोधन के संबंध में । 


राज्य सरकार द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वेतन समिति का गठन किया गया । समिति 
द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा राज्यकर्मियों के लिए अनुमान्य वेतनमान की स्वीकृति संकल्प सं0 630 , 
दिनांक 21 /01/ 2010 के द्वारा दी गयी । इस संकल्प के द्वारा जिला योजना पदाधिकारी के लिए अपुनरीक्षित वेतनमान 
रू0 10, 000- 15 ,200 एवं पुनरीक्षत वेनतमान पी0बी0-3+ 6600/ - अंकित है । 

फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के आलोक में दिनांक 01/ 01 / 1996 के प्रभाव से जिला योजना पदाधिकारी का वेतनमान 
रू0 8000 - 13, 500 /- संकल्प सं0 660, दिनांक 08/ 02 / 1999 के द्वारा स्वीकृत किया गया था । उस समय इस सेवा में दो 
स्तरों के ही पद थे- 6500- 10500/- मूल कोटि और 8000 -13500/- प्रोन्नति का पद । बाद में योजना तंत्र का पुनर्गठन और 
सुदृढ़ीकरण हुआ ; तत्संबंधी बिहार योजना सेवा नियमावली 2009 , दिनांक 07 / 04/ 2009 से प्रवृत्त है । उक्त नियमावली में 
प्रोन्नति के प्रथम पद जिला योजना पदाधिकारी / वरीय अनुसंधान पदाधिकारी ( योजना पर्षद ) को 10, 000 - 15, 200 /- का वेतनमान 
स्वीकृत किया गया , परन्तु यह वेतनमान नियमावली प्रवृत्त होने की तिथि से अनुमान्य है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 2 सितम्बर 2014 
चूँकि वेतन समिति का प्रतिवेदन 2010 में आने के पूर्व जिला योजना पदाधिकारी के ( प्रोन्नति के ) पद का नया 
वेतनमान ( 10,000- 15 ,200/-) स्वीकृत हो चुका था । अतः वेतन समिति के प्रतिवेदन में अपुनरीक्षित वेतनमान के रूप में यही 
वेतनमान अंकित हो गया है और तद्नुसार संकल्प सं0 630 , दिनांक 21/01//010 में 10, 000- 15, 200/- का अपुनरीक्षित 
वेतनमान अंकित है । यह तथ्यों की भूल है और अभ्युक्ति में इस आशय की प्रविष्टि की जानी चाहिए थी कि अपुनरीक्षित 
वेतनमान 8000- 13,500 /- दिनांक 01 / 01 / 2006 के अनुसार नया वेतनमान निर्धारित होगा और 07/ 04/ 2009 से वर्द्धित 
वेतनमान के आधार पर वेतन का निर्धारण होगा । 

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि बिहार योजना सेवा नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि 
07 / 04/ 2009 है अतः दिनांक 01/ 01 / 2006 से जिला योजना पदाधिकारी के वेतन का निर्धारण वेतनमान 8000 - 13 ,500 / - के 
आधार पर पी0बी0 -2 + 5400 /- में किया जाएगा ; नियमावली प्रवृत्त होने की तिथि 07 / 04/ 2009 से पी0बी0-3 + 6600 / - अनुमान्य 
होगा । 
संकल्प सं0 630, दिनांक 21 /01/ 2010 के द्वारा स्वीकृत वेतन स्थिति इस हद तक संशोधित होगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


प्रभात शंकर, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 715- 571 + 1000 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


